निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 31 ) 


29 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 18 फरवरी 2009 


गव्य ( यो0-1 )49 / 2008-114 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( गव्य विकास) 


" संकल्प " 

17 फरवरी 2009 
बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 210 के तहत् पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , 
पटना अन्तर्गत विभागीय स्तर पर परियोजना के पर्यवेक्षण , मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु समीक्षा समिति का गठन 
निम्न प्रकार किया जाता है 

1. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में 
2. निदेशक, गव्य विकास - प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि 

3. संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि- कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में । 

2. बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 में उल्लिखित विहित अनुदेशों का अनुसरण करते हुए उपर्युक्त 
गठित समिति द्वारा विभागीय कार्यो की समीक्षा की जायेगी तथा वांछित प्रतिवेदन सरकार के समक्ष उपस्थापित 
किया जायेगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / -अस्पष्ट , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 31-571 + 200- डी 0 टी 0 पी 0 । 


